सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


9 आश्विन , 1943 ( श ० ) 


संख्या -503 राँची , शुक्रवार , 


1 अक्टूबर , 2021 ( ई ० ) 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


संकल्प 
29 सितम्बर , 2021 


विषय वित्तीय वर्ष 2021-22 की अवधि में हजारीबाग नगर निगम के नए म्युनिसिपल 
बिल्डिंग निर्माण हेतु कुल 24,95,91,400 / - रू ० के तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन पर 
प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में । 


संख्या- JUIDCO / MB / HZB / 2651 / 2020 / 3087-- झारखण्ड राज्य के स्थापना को 20 वर्ष पूर्ण 
होने के उपरांत भी हजारीबाग नगर निगम हेतु झारखण्ड राज्य स्थापना के पूर्व से हजारीबाग शहर में 
निर्मित सरकारी कार्यालय भवनों का उपयोग किया जा रहा है । इस तरह के ज्यादातर सरकारी कार्यालय 
भवन काफी पुराने हो चुके हैं एवं इन कार्यालय भवनो में समय समय पर मरम्मत की आवश्यकता 
पड़ती है । इन कार्यालय भवनों के रख रखाव एवं औपचारिक कार्यों के निष्पादन से सम्बंधित आधुनिक 
सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु भी राज्य सरकार द्वारा काफ़ी व्यय किया जाता है । सुरक्षा एवं गोपनीयता 
के दृष्टिकोण से भी इन भवनों में काफ़ी रूपांतरण करने की आवश्यकता प्रतीत होती है । उक्त के क्रम 
में राज्य सरकार द्वारा सम्बंधित संरचनाओं का निर्माण करने का निर्णय लिया गया है । 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 1 अक्टूबर , 2021 
2. उक्त योजना हेतु M / s Mass N Void Design Consultants द्वारा तैयार विस्तृत परियोजना 

प्रतिवेदन पर मुख्य अभियंता , तकनीकी कोषांग , नगर विकास एवं आवास विभाग , रांची , 
द्वारा निम्नवत तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी है : 


झारखण्ड 


S.No. 


Description 


Amount ( Rs . ) 


1 


DISMANTLING , BORING , AND MAIN BUILDING WORK 


15,77,17,981.16 


2 


AV & CC TV WORK 


28,48,194.93 


3 


ELECTRICAL WORK 


3,08,02,700.63 


4 


WATER SUPPLY , SANITATION AND FIRE FIGHTING WORK 


2,12,42,316.63 


5 


HVAC WORK 


1,13,05,912.53 


6 


SITE DEVELOPMENT AND BOUNDARY WALL WORK 


1,04,93,763.46 


TOTAL ( INCLUDING GST AND LABOUR CESS ) ( A ) 


23,44,10,869.34 


Add JUIDCO Centage Over ( A ) ( 7 % Up To 10.0 Cr . And 5 % Between 10.0 Cr . 
to 100.00 Cr . ) 


1,47,20543.47 


Add Consultancy Fee for Preparation of DPR 


14,60,000.00 


Grand Total 24,95,91,413.81 


Grand Total ( say ) | 24,95,91,400.00 


3. उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं उत्तरोतर वर्षों में निम्नांकित बजट 

शीर्ष से राशि आवंटित किये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है । 


क्र ० 


योजना कार्य 


बजट शीर्ष 


01 | परामर्शी सेवा मुख्य शीर्ष - 2217.शहरी विकास - उप मुख्यशीर्ष - 80 - सामान्य - लघुशीर्ष - 191- नगर 

निगमों को सहायता - उपशीर्ष - 38 - शहरी योजना एवं परियोजना प्रबंधन हेतु 
सहाय्य अनुदान - विस्तृत शीर्ष - 06 - अनुदान - 79.सहायता अनुदान- सामान्य ( गैर 
वेतन ) 


02 | शेष योजना 


कार्य 


मुख्य शीर्ष - 2217 - शहरी विकास - उप मुख्यशीर्ष - 80.सामान्य - लघुशीर्ष- 191/789 
( OSP / SCSP ) - उपशीर्ष - 94.शहरी जलापूर्ति , ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन , सिवरेज एवं 
ड्रेनेज , नगरीय आधारभूत संरचनाएँ , आवास आदि शहरी योजना / Urban Projects 
in Water Supply , Solid Waste Management , Sewerage & Drainage , Civic 
Infrastructure , Housing etc. उप योजना शीर्ष 01. नगरीय परिवहन , जलापूर्ति , 
भवन , उद्यान एवं जलाशय योजनायें / Urban Transport , Water Supply , 
Building , Park & Pond Project . विस्तृत शीर्ष - 06 - अनुदान- 79 - सहायता 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 1 अक्टूबर , 2021 


3 


अनुदान - सामान्य ( गैर वेतन ) 


4. योजना का कार्यान्वयन नगर विकास एवं आवास विभाग , झारखण्ड , राँची के अंतर्गत स्थापित सर्वश्री 

झारखण्ड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड ( सर्वश्री जुडको लि ० ) द्वारा खुली एवं 
प्रतिस्पर्धी निविदा ( National Competitive Bidding ) के माध्यम से सुयोग्य संवेदक का चयन कर 

ससमय सुनिश्चित किया जायेगा । 
5. उक्त निविदा आमंत्रण हेतु राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृत मॉडल बिड डॉक्यूमेंट का उपयोग किया 

जायेगा | 
6. उक्त योजनापूर्ण करने की अवधि 24 माह होगी एवं इस योजना का वर्षवार वित्तीय लक्ष्य 
निम्नवत् होगाः 
वित्तीय वर्ष 

वित्तीय लक्ष्य ( लाख में ) 


क्र . 


i 


2021-22 


831.97 


ii 


2022-23 


831.97 


iii 


2023-24 


831.97 


7. उक्त के आलोक में हजारीबाग नगर निगम के नए म्युनिसिपल बिल्डिंग निर्माण योजना , जिसकी 
कुल प्राक्कलित राशि 24,95,91,400 / - रूपये है , के कार्यान्वयन हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की 

जाती है । 
8. उक्त योजना पर दिनांक -09.09.2021 को सम्पन्न राज्य योजना प्राधिकृत समिति की बैठक में 

प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


विनय कुमार चौबे , 
सरकार के सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 503 -- 50 


